निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 फाल्गुन 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 214) पटना , मंगलवार , 21 मार्च 2017 


4 


. 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

15 मार्च 2017 
सं0 1126 — भारत के संविधान के अनुच्छेद - 283 के खंड - 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं: 

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना । - (1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि 
( संशोधन - 1 ) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी । 

( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
___ (3) यह 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी तथा 1 जुलाई 2017 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त होने 
वाले सभी अंशदाताओं पर लागू होगी । 

2. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 13 के उप नियम ( 3) के बाद निम्नलिखित नए 
उप नियम ( 4) एवं उप नियम (5) जोड़े जाएँगे: 

"(4 ) भविष्य निधि लेखा में अंशदान की कटौती अंशदाता की वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन महीने पूर्व 
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा अनिवार्य रूप से बन्द कर दी जायेगी । " 

"(5) अंशदाता को सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने भविष्य निधि लेखा में निधि रखने का विकल्प नहीं होगाः 

परन्तु ऐसे मामलों में जहाँ इस संशोधन के आरंभ के पूर्व स्वीकृति दी गई हों , स्वीकृति के शर्तों के अनुसार 
अपने भविष्य निधि लेखा में निधि रखी जा सकेगी । " 

3. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 32 का उप नियम ( 3 ) निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाएगा: 

___ "(3 ) कोई व्यक्ति , जो इस नियम के अधीन भुगतान का दावा करने का इच्छुक हो , इस निमित्त लेखा 
पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन भेजेगा । निकासी की गयी राशियों का भुगतान केवल भारत में किया जाएगा । वे 
व्यक्ति जिन्हें राशि देय हो , भारत में भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी व्यवस्था करेंगे: 

परन्तु वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति के मामले में ऐसे आवेदन पत्र के प्रेषण की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु संबंधित 
भविष्य निधि कार्यालय स्वतः ही अंतिम निकासी हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कार्रवाई करेगा । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव (व्यय) । 


PER JUIC (31HTETRUT) , 21 HIT 2017 

The 15th March 2017 
No . 1126 — In exercise of the powers conferred by Part - 2 of Article 309 of 
Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to 
amend The Bihar General Provident Fund Rules, 1948 : 

1. Short title , extent and commencement.- ( 1) These rules may be called the 
" Bihar General Provident Fund (Amendment - 1 ) Rules, 2017 " . 

(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 

(3 ) It shall come into force with effect from 1st April 2017 and it shall be applicable 
to all those subscribers, who are due for superannuation on or after 1 July 2017 . 

2 . The following new Sub - rule (4 ) and Sub -rule (5 ) shall be added after Sub -rule 
( 3 ) of Rule 13 of the Bihar General Provident Fund Rules , 1948 : 

" (4 ) Deduction of contribution in General Provident Fund must be stopped 
essentially three months prior to the date of superannuation of the contributor by the concern 
Drawing and Disbursing Officer." 

" (5 ) The contributors will have no option to keep the fund in their GPF accounts 
after superannuation : 

Provided that the fund may be kept in their GPF accounts as per the terms of the 
sanction in such cases, where the sanctions have been accorded prior to the commencement 
of this amendment." 

3 . Sub - rule ( 3 ) of Rule 32 of the Bihar General Provident Fund Rules, 1948 
shall be substituted by the following: 

" (3 ) Any person who desires to claim payment under this rule , shall send a written 
application in that behalf to the Account Officer . Payment of amounts withdrawn shall be 
made in India only . The persons , to whom the amounts are payable , shall make their own 
arrangements to receive payment in India : 

Provided that such application will not be needed to be sent in case of 
superannuation , but the office of The General Provident Fund shall take action suo motto for 
issuance of authority letter for final withdrawal." 

By the order of the Governor of Bihar , 

RAHUL SINGH , 
Secretary (Expenditure ). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC ( 31HTERUT ) 214 - 571+ 200 - stodouto 

Website : http : //egazette .bih .nic . in 


